निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 551) 


17 वैशाख 1937 ( श0 ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 7 मई 2015 


सं0 3 / स्था - 11 ( मुक0) - 84 / 12 - 414 

जल संसाधन विभाग 


संकल्प 

17 मार्च 2015 
विषय: - जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अवमाननावाद सं0 - 2900 / 2006 , शिवपूजन दूबे एवं अन्य वनाम राज्य 

सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सेवानिवृति / सेवाकाल में 
मृत्यु के कारण नियमितिकरण से वंचित कार्यभारित कर्मियों को सेवांत लाभ के संदर्भ में सेवानिवृति / मृत्यु की 
तिथि से नियमितिकरण की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में । 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि अवमाननावाद सं0 - 2900 / 2006, शिवपूजन दूबे 
एवं अन्य वनाम राज्य सरकार एवं अन्य सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 - 377 / 2000 शिवपूजन दूबे एवं अन्य में पारित न्याय 
निर्णय दिनांक 20. 10. 2005 से उद्भूत में माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में नियमित हुए 65 कार्यभारित 
कर्मियों में से कतिपय कार्यभारित कर्मी जो न्यायादेश की तिथि 20. 10. 05 एवं नियमितिकरण की तिथि 09.08. 11 के बीच 
सेवा निवृत / मृत्यु होने के कारण नियमितिकरण का लाभ प्राप्त नहीं हो सका था , की सेवा को माननीय उच्च न्यायालय 
के निदेश के आलोक सेवा निवृति / मृत्यु की तिथि को नियमितिकरण की तिथि मानने की प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर 
पर विचाराधीन था । 

वित्त विभाग के स्वीकृति के प्रत्याशा में 65 कार्यभारित कर्मियों को न्यायादेश दिनांक 20. 10. 2005 के प्रभाव से 
नियमित किया गया । तदंतर वित्त विभाग के निदेश के आलोक में कार्यभारित कर्मियों के नियमित स्थापना में 
सम्परिवर्तन की तिथि 20. 10. 2005 को संशोधित कर कार्यालय आदेश के निर्गत की तिथि 09.08. 11 के प्रभाव से किया 
गया । परन्तु उक्त अवधि के बीच 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर अथवा सेवाकाल में मृत्यु के कारण सेवा में नही रहनेवाले 
कार्यभारित कर्मी सेवा नियमितिकरण के लाभ से वंचित रह गये । इस प्रकार के कार्यभारित कर्मियों उनके आश्रितों द्वारा 
निम्नांकित वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये गये: 
क्र0 सं0 वाद सं0 

वादी का नाम 
01 | 18228 / 2012 

राधाकृष्ण प्रसाद (दि0 31.01.10 को से0 नि० ) 
02 18685 / 2012 

कौशल कुमार (दि0 28.02.10 को से0 नि० ) 
03 18032 / 2012 

जीतेन्द्र कुमार सिन्हा (दि0 30.06.09 को से0 नि० ) 
04 18688 / 2012 

स्व० जगदीश सिंह लाईन मैन से0 नि0 दि0 30. 11.09 की पत्नी 
चमेली देवी 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 मई 2015 
क्र0 सं0 वाद सं० 

वादी का नाम 
0518078 / 2013 

| स्व0 सिद्धेश्वर ठाकुर हेल्पर सेवाकाल में मृत्यु दि0 09.01.11 की 

पत्नी आनंदी देवी 
06 17415 / 2013 

| स्व0 मो0 लाल हेल्पर सेवानिवृति की तिथि 31.01. 10 एवं मृत्यु दि० 

11.08.10 की पत्नी लैला खातून 
उपरोक्त सभी वादो में यह न्यायादेश पारित हुआ कि वैसे कार्यभारित स्थापना के कर्मी जिन्हे नियमितिकरण से 
संबंधित आदेश दिनांक 09.08.2011 से प्रभावी होने के फलस्वरूप नियमितिकरण का लाभ नही मिल सका है, के संबंध 
में वित्त विभाग के उक्त परामर्श से मुख्य अभि0 ( यॉ० ) पटना द्वारा निर्गत ज्ञापांक - 398 दिनांक 07.02.2012 निष्प्रभावी 
होगा । 

2. तआलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अवमाननावाद 
सं0 - 2900 / 2006 में पारित न्यायादेश एवं पुनः प्राप्त वित विभागीय परामर्श के आलोक में आलोच्य अवधि ( 20. 10. 05 से 
09.08.11 तक ) में अधोवर्णित कुल - 06 कार्यभारित कर्मियों की सेवा के नियमितिकरण का लाभ सेवानिवृति की तिथि से 
अथवा सेवाकाल में मृत्यु की तिथि से अपवाद स्वरूप प्रभावी किया जाय । 

(i ) श्री राधाकृष्ण प्रसाद से0 नि0 की तिथि 31.01.10 
(ii) श्री कौशल कुमार से0 नि0 की तिथि 28.02. 10 
(iii ) श्री जीतेन्द्र कुमार सिन्हा से0 नि0 की तिथि 30. 06 . 09 
( iv ) स्व0 जगदीश सिंह भूतपूर्व लाईन मैन से0 नि0 की तिथि 30.11.09 
(v) स्व0 सिद्धेश्वर ठाकुर भूतपूर्व हेल्पर सेवाकाल में मृत्यु की तिथि 09.01 .11 
( vi) स्व0 मो0 लाल भूतपूर्व हेल्पर से0 नि0 की तिथि 31. 01 .10 

3. उपर्युक्त आदेश में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट में प्रकाशित किया 
जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट, 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 551 -571 +10- डी0टी0पी0। 

Website : http :// egazette. bih. nic.in 


